निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 488) 


27 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 17 अप्रील 2015 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

13 मार्च 2015 
सं0 21 / एस0एस0सी0 - 02 / 2012 , सा0प्र0 / 3908 — बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 
2010 के नियम - 04 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त नियमावली की अनुसूची - 3 ( इन्टरमीडिएट स्तरीय) में 
निम्नांकित विभाग के सम्मुख अंकित पदों को तत्कालिक प्रभाव से शामिल किया जाता है 
| क्रमांक विभाग का नाम 

पद का नाम 
मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा) 1. सहायक अनुदेशक (टंकण ) 
विभाग, बिहार प्रमंडलीय 

2. टंकक - सह - लिपिक 
राजभाषा संवर्ग 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 488 - 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


